सत्यमेव जयते 


विकार 


FINMAYAN 


PANA- ५ 


NO 


VO 


OF HAR 


Haryana Government Gazette 


EXTRAORDINARY 

Published by Authority 
© Govt. of Haryana 
No . 7 -2018/Ext.] CHANDIGARH ,MONDAY , JANUARY 15, 2018 (PAUSA 25 , 1939 SAKA) 

हरियाणा सरकार 
शहरी स्थानीय निकाय विभाग 


अधिसूचना 

दिनांक 15 जनवरी, 2018 
संख्या 18 / 165 / 2017 - 3क1. - हरियाणा नगरपालिका वार्ड परिसीमन नियमावली, 1977 के नियम - 10 तथा 
हरियाणा सरकार, शहरी स्थानीय निकाय विभाग की अधिसूचना संख्या 18 / 165 / 2017 - 3क1 , दिनांक 04 दिसम्बर , 2017 के 
सन्दर्भ में तथा इस सम्बन्ध में पूर्व में सभी जारी आदेशों / अधिसूचनाओं को निरस्त करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, इसके 
द्वारा नगरपालिका, तावडू , जिला - नूंह के वार्डों के परिसीमन हेतु निम्न अनुसार प्रकाशित करते हैं : 

सीमाओं की अनुसूची 
वार्ड नं0 01 : - नगरपालिका सीमा पर बने सिंह की भूमि से प्रारम्भ होकर पूर्व की ओर नगरपालिका सीमा के साथ - साथ 
(बंध रास्ता तक), अब इस बिन्दू से दक्षिण की ओर नगरपालिका सीमा के साथ शमशान घाट की सीमा तक, अब इस बिन्दू से 
दक्षिण की ओर लखमी चन्द की भूमि के साथ ज्ञानचन्द की भूमि तक , अब इस बिन्दू से पूर्व की ओर लख्मी चन्द के मकान से 
होते हुए मास्टर ज्ञान चन्द के मकान तक, अब इस बिन्दू से पूर्व की ओर गोगजाका रास्ते तक , अब इस बिन्दू से 
दक्षिण - पश्चिम की ओर विजेन्द्र के मकान तक, अब इस बिन्दू से पश्चिम की ओर संतरा देवी के मकान तक, अब इस बिन्दू से 
मोहम्मदपुर रोड के साथ बने सिंह की भूमि तक , जो प्रारम्भिक बिन्दू है । 
वार्ड नं0 02 : - गांव गोगजाका मार्ग पर रामजीलाल की भूमि से प्रारम्भ होकर पूर्व की तरफ सत्ते की भूमि तक , अब इस 
बिन्दू से दक्षिण की ओर मोनू के मकान तक , अब इस बिन्दू से पक्षिम की ओर दीपचन्द के मकान तक , अब इस बिन्दू से बंध 
रास्ते पर वीरपाल के मकान तक , अब इस बिन्दू से गली पार करते हुए विजय के मकान से इन्द्र के मकान तक, अब इस 
बिन्दू से पटौदी रोड की तरफ बलराम की दुकान तक , अब इस बिन्दू से पटौदी रोड के साथ बिलासपुर रोड पर अय्यूब 
सरपंच की प्लाट तक , अब इस बिन्दू से उत्तर - पूर्व की ओर गांव गोगजाका के रास्ते पर रामजीलाल की भूमि तक, जोकि 
प्रारम्भिक बिन्दू है । 


(173 ) 


174 


HARYANA GOVT. GAZ . ( EXTRA.), JAN. 15, 2018 (PAUS . 25, 1939 SAKA ) 


वार्ड नं0 03 : - बंध रास्ते पर अभय की भूमि से प्रारम्भ होकर पूर्व दिशा में नगरपालिका सीमा तक, अब इस बिन्दू से दक्षिण 
की ओर सोहना रोड तक, अब इस बिन्दू से पश्चिम की ओर प्रमोद लम्बरदार के पैट्रोल पम्प तक, अब इस बिन्दू से दक्षिण में 
सोहना रोड पार करके अली मोहम्मद के मकान तक, अब इस बिन्दू से पश्चिम की ओर समीर के मकान तक, अब इस बिन्दू 
से दक्षिण में इलियास के मकान के सामने खाली प्लाट तक , अब इस बिन्दू से पश्चिम की ओर जान मोहम्मद की खाली भूमि 
तक, अब इस बिन्दू से दक्षिण की ओर तहसील की पिछली सीमा के साथ तक , अब इस बिन्दू से दक्षिण की ओर नूंह रोड पर 
सूरज मनोचा के मकान तक , अब इस बिन्दू से उत्तर - पश्चिम की ओर नूंह पटौदी रोड के साथ डालचन्द की दुकान तक, अब 
इस बिन्दू से उत्तर - पूर्व की ओर सीरीया के मकान तक , अब इस बिन्दू से रामसहाय के मकान तक , अब इस बिन्दू से पूर्व की 
ओर मास्टर बालकराम के मकान से होते हुए बिटटू की भूमि तक, अब इस बिन्दू से उत्तर दिशा में सत्ते की भूमि तक, अब 
इस बिन्दू से पश्चिम की ओर रामजीलाल की भूमि तक, अब इस बिन्दू से बंध रास्ते पर अभय की भूमि तक, जोकि प्रारम्भिक 
बिन्दु है । 
वार्ड नं0 04 : - सोहना रोड पर रामपाल यादव की सिंचाई भूमि से प्रारम्भ होकर दक्षिण में शिकारपुर रोड तक , अब इस 
बिन्दू से पश्चिम की ओर बाईपास होते हुए तहसील तक, अब इस बिन्दू से नूंह रोड पर जगदीश सतीजा की दुकान तक , अब 
इस बिन्दू से पश्चिम की ओर लीलाधर के मकान तक , अब इस बिन्दू से पूर्व दिशा की ओर डॉ ज्ञान तक, अब इस बिन्दू से 
उत्तर दिशा की ओर गुलशन के मकान तक, अब इस बिन्दू से हरी कार वाले के मकान तक , अब इस बिन्दू से पश्चिम की 
ओर रेवाडी रोड पर रवि की दुकान तक , अब इस बिन्दू से उत्तर दिशा में विजय चौक तक , अब इस बिन्दू से पूर्व दिशा की 
ओर गर्ग मिष्ठान भण्डार तक, अब इस बिन्दू से दक्षिण दिशा की ओर तहसील के कोने तक , अब इस बिन्दू से तहसील के 
कोने के पीछे की तरफ , अब इस बिन्दू से पूर्व की ओर इलियास के मकान तक, अब इस बिन्दू से उत्तर में फते मोहम्मद के 
मकान तक, अब इस बिन्दू से पूर्व दिशा की ओर मुन्नी के मकान तक, अब इस बिन्दू से उत्तर दिशा की ओर सोहना रोड पर 
सुखरामपाल जज के मकान तक , अब इस बिन्दू से सोहना रोड पर रामपाल यादव की सिंचाई भूमि तक , जाकि प्रारम्भिक बिन्दू 
है । 
वार्ड नं0 05 : - शिकारपुर रोड पर नगरपालिका सीमा से प्रारम्भ होकर दक्षिण दिशा की ओर मालाका रास्ते को पार करते 
हुए नगरपालिका सीमा तक , अब इस बिन्दू से पश्चिम दिशा की ओर नगरपालिका सीमा के साथ - साथ डी . पी. एस. स्कूल तक , 
अब इस बिन्दू से उत्तर दिशा में सोहना बाईपास तक, अब इस बिन्दू से पश्चिम दिशा की ओर पचगांवा रोड तक नगरपालिका 
सीमा के साथ, अब इस बिन्दू से दक्षिण पश्चिम की ओर पचगांवा रोड के साथ रेवाड़ी रोड पर राकेश की दुकान तक, अब इस 
बिन्दू से उत्तर दिशा की ओर रेवाड़ी रोड पर रोहताश की दुकान तक, अब इस बिन्दू से पूर्व की ओर रामभगत के मकान तक, 
अब इस बिन्दू से उत्तर दिशा की ओर मनोज शर्मा के मकान तक , अब इस बिन्दू से पश्चिम दिशा की ओर रेवाड़ी रोड पर 
सुरेश तनेजा के मकान तक, अब इस बिन्दू से उत्तर दिशा में अशोक फर्निचर की दुकान तक , अब इस बिन्दू से पूर्व में मास्टर 
रामलाल के मकान तक, अब इस बिन्दू से दक्षिण की ओर मास्टर राकेश सचदेवा के मकान तक, अब इस बिन्दू से पूर्व की 
ओर सुरेन्द्र गर्ग के मकान तक, अब इस बिन्दू से पूर्व की ओर नूंह रोड पर जगदीश सतीजा के मकान तक, अब इस बिन्दू से 
दक्षिण दिशा की ओर पुलिस चौकी तक , अब इस बिन्दू से पूर्व दिशा की ओर शिकारपुर रोड पर नगरपालिका सीमा तक , 
जोकि प्रारम्भिक बिन्दू है । 
वार्ड नं0 06 : - रेवाड़ी रोड पर सीनियर सैकेन्डरी स्कूल से प्रारम्भ होकर दक्षिण पूर्व की ओर बाई - पास पर नगरपालिका 
सीमा तक , अब इस बिन्दू से दक्षिण - पश्चिम की ओर बाई - पास पार करके नगरपालिका सीमा के साथ तक , अब इस बिन्दू से 
पश्चिम की ओर नगरपालिका सीमा के साथ साहिद की भूमि तक , अब इस बिन्दू से गूंह रोड पार करके दक्षिण - पश्चिम की 
ओर नगरपालिका सीमा तक, अब इस बिन्दू से पश्चिम की ओर नगरपालिका सीमा के साथ दक्षिण में नगरपालिका सीमा तक , 
अब इस बिन्दू से पश्चिम की ओर नगरपालिका सीमा के साथ जुहरू के मकान तक , अब इस बिन्दू से दक्षिण मे नगरपालिका 
सीमा के साथ बाईपास तक, अब इस बिन्दू से उत्तर में बावला रोड के साथ रेवाड़ी रोड पर राजू की दुकान तक, अब इस 
बिन्दू से उत्तर - पूर्व दिश में रेवाड़ी रोड पर सीनियर सैकेन्डरी स्कूल तक, जोकि प्रारम्भिक बिन्दु है । 
वार्ड नं0 07 : - रेवाड़ी रोड पर सतीश की दुकान से प्रारम्भ होकर दक्षिण में बावला रोड पर दुर्गा प्रसाद के मकान तक , अब 
इस बिन्दू से पश्चिम की ओर लीलाधर की खाली भूमि तक, अब इस बिन्दू से दक्षिण की ओर भोला नाथ की भूमि तक, अब 
इस बिन्दू से पश्चिम की ओर धर्मबीर के मकान तक, अब इस बिन्दू से दक्षिण दिशा मे चरण सिंह की भूमि तक, अब इस बिन्दू 
से उत्तर - पश्चिम की ओर तोताराम के मकान तक , अब इस बिन्दू से जयकिशन के मकान तक, अब इस बिन्दू से पूर्व की ओर 
मनोज के मकान तक , अब इस बिन्दू से उत्तर दिशा में रेवाड़ी रोड तक ( जोहड), अब इस बिन्दू से पूर्व की ओर सोहना रोड 
के साथ रेवाड़ी रोड पर सतीश की दुकान तक, जोकि प्रारम्भिक बिन्दू है । 
वार्ड नं0 08 : - मेहर चन्द के मकान से प्रारम्भ होकर पश्चिम में रिसाल के मकान तक , अब इस बिन्दु से पश्चिम की ओर 
गली पार करके नारायण के माकन तक , अब इस बिन्दू से उत्तर की ओर विनोद के घर के पास खाली प्लाट तक, अब इस 
बिन्दू से पश्चिम में बल्लू कबाडी के मकान तक , अब इस बिन्दू से दक्षिण में बल्लू कबाडी के मकान के साथ छोटू के मकान 
तक, अब गली पार करके दक्षिण में सिचांई भूमि के साथ बीर सिंह के मकान के पीछे सिंचाई भूमि के साथ रतन लाल के 
मकान तक , अब इस बिन्दू से पूर्व की ओर चन्द्र के प्लाट तक, अब गली पार करके वेदू के मकान तक , अब इस बिन्दू से 
दक्षिण की ओर जरीना के मकान के पास खाली प्लाट तक , अब इस बिन्दू से पूर्व में उमर मोहम्मद के मकान तक , अब इस 
बिन्दू से दक्षिण में मेहर चन्द के मकान तक, जोकि प्रारम्भिक बिन्दु है । 


HARYANA GOVT.GAZ . (EXTRA .), JAN . 15 , 2018 (PAUS. 25 , 1939 SAKA ) 


175 


वार्ड नं0 09 : - काशी और धर्मा के मकान से प्रारम्भ होकर दक्षिण में उमेश के मकान तक, अब इस बिन्दू से पूर्व की ओर 
लीलू जाट के मकान तक , अब इस बिन्दू से दक्षिण में शिव मन्दिर से रेवाड़ी रोड तक, अब इस बिन्दू से बच्पन प्ले स्कूल के 
सामने सडक पार करके, अब इस बिन्दू से पूर्व की ओर मुक्ट बिहारी के प्लाट तक , अब इस बिन्दू दक्षिण की ओर मदन लाल 
की प्लाट तक, अब इस बिन्दू से पूर्व में दयाचन्द फोजी के मकान तक , अब इस बिन्दू से पश्चिम में त्रिलोक चन्द के मकान 
तक , अब इस बिन्दू से पश्चिम में पवन शर्मा की भूमि तक , अब इस बिन्दू से पूर्व में जससी की भूमि तक , अब इस बिन्दू से 
उत्तर दिशा की ओर बिल्लू कबाडी के मकान तक , अब इस बिन्दू से दक्षिण की तरफ सम्पती के मकान तक , अब इस बिन्दू से 
पूर्व की ओर सत्तार के मकान तक , अब इस बिन्दू से पूर्व की आरे बाईपास के साथ - साथ चलते हुए राही धर्म कांटा तक , अब 
इस बिन्दू से टी - प्वाईन्ट तक , अब इस बिन्दू से दाई तरफ की ओर सडक पार करके डा .0 सम्सुदीन के सामने तक , अब इस 
बिन्दू से उत्तर की ओर नगरपालिका सीमा पर बलवान के प्लाट तक, अब इस बिन्दू से पूर्व की ओर उमर मोहम्मद के मकान 
तक, अब इस बिन्दू से उत्तर की ओर देशराज के प्लाट तक , अब इस बिन्दू से पूर्व की ओर काशी और धर्मा के मकान तक 
वाया पुष्पा भारद्वाज , जोकि प्रारम्भिक बिन्दू है । 
वार्ड नं0 10 : - धनीराम के मकान से प्रारम्भ होकर दक्षिण की ओर हेमन्त कुमार के मकान तक , अब इस बिन्दू से पूर्व की 
ओर रविन्द्र पुत्र श्री सुनील कुमार के मकान तक , अब इस बिन्दू से दक्षिण की ओर हुकम पनवाडी के मकान तक, अब रेवाडी 
रोड के साथ एच. एस. ई. बी . आफिस होते हुए किशोरी गुप्ता के प्लाट तक , अब इस बिन्दू से पश्चिम की ओर डा0 रामअवतार के 
मकान तक , अब इस बिन्दू से पश्चिम की ओर अशोक कुमार के मकान तक , अब इस बिन्दू से उत्तर मे गोविन्द चान्दना के 
मकान तक , अब इस बिन्दू से पश्चिम की ओर कासी की प्लाट तक , अब इस बिन्दू से उत्तर की ओर धर्मा की प्लाट तक , अब 
इस बिन्दू से रामचन्द्र के टयूबवैल होते हुए शीतल जोहर रास्ते पर सुरेन्द्र फोजी के मकान से होते हुए सतबीर के मकान तक , 
अब इस बिन्दू से अशोक के मकान से सामने से उत्तर दिशा में फिरनी पार करके , पूर्व में धनीराम के मकान तक , जोकि 
प्रारम्भिक बिन्दू है । 
वार्ड नं0 11 : - अमन के मकान से प्रारम्भ होकर पूर्व दिश में करतारे जाट के मकान तक, अब इस बिन्दू से उत्तर दिशा में 
मण्डारकिया पण्डित के मकान तक, अब इस बिन्दू से पूर्व दिशा में ब्रहमदत्त और मंशा के मकान तक , अब इस बिन्दू से पूर्व 
दिशा में महेश के मकान से ज्ञानीराम वर्मा के मकान तक, अब इस बिन्दू से मस्ज्दि के कोने तक, अब दक्षिण दिशा में पप्पे के 
मकान तक, अब इस बिन्दू से रामचन्द्र के मकान तक , अब इस बिन्दू से दक्षिण दिशा में देवी सुनार के मकान तक, अब इस 
बिन्दू से पूर्व दिशा में रेवाडी रोड पर ममता बागडी ओर बल्लू बागडी के मकान तक , अब इस बिन्दू से रेवाड़ी रोड पर गुलाटी 
की दुकान तक , अब इस बिन्दू से उत्तर दिशा में रमेश सोनी के मकान तक , अब इस बिन्दू से पश्चिम दिशा में होते हुए 
मास्टर मंगत राम के मकान तक , अब इस बिन्दू से सत्यनारायण के मकान होते हुए अमन के माकन तक, जोकि प्रारम्भिक 
बिन्दू है । 
वार्ड नं0 12 : - विजय चौक पर सतपाल के मकान से प्रारम्भ होकर पश्चिम की ओर चन्द्रकलां के मकान तक ( दाताराम 
चौक), अब इस बिन्दू से पश्चिम - दक्षिण की ओर बबलू के मकान तक, अब इस बिन्दू से दक्षिण की ओर ब्रहमदत्त के मकान 
तक , अब इस बिन्दू से पूर्व की ओर तेजा पण्डित के मकान तक , अब इस बिन्दू से उत्तर की ओर राधे पण्डित के मकान तक 
अब इस बिन्दू से पूर्व की ओर राजेश पण्डित के मकान तक , अब इस बिन्दू से पूर्व की ओर देवीदयाल के मकान तक , अब 
इस बिन्दू से पूर्व की ओर राजेन्द्र / लिख्खी की मकान तक , अब इस बिन्दू से दक्षिण की ओर अरूण वस्त्रालय तक , अब इस 
बिन्दू से पूर्व की ओर काकू की दुकान तक, अब इस बिन्दू से दक्षिण की ओर मणीराम की दुकान तक, अब इस बिन्दू से पूर्व 
की ओर मास्टर राजू के मकान तक , अब इस बिन्दू से दक्षिण की ओर मक्कड बूट हाउस के गोदाम तक, अब इस बिन्दू से 
पूर्व की ओर डा0 नरेश मेहन्दीरत्ता की दुकान तक , अब इस बिन्दू से रेवाड़ी रोड पर उत्तर दिशा की ओर सिंघला 
अल्ट्रासाउण्ड तक, अब इस बिन्दू से राज पुस्तक भण्डार के समाने रेवाड़ी रोड को पार करके पूर्व की ओर ममता हॉल तक, 
अब इस बिन्दू से उत्तर की ओर डा0 आर. पी. शर्मा तक, अब इस बिन्दू से पश्चिम की ओर प्रमोद मैडिकल स्टोर तक, अब इस 
बिन्दू से थाने वाली गली के सामने सडक को पार करके उत्तर की ओर सोहना रोड के साथ विजय चौक पर सतपाल के 
मकान तक , जोकि प्रारम्भिक बिन्दू है । 
वार्ड नं0 13 : - पटौदी रोड पर करतार सिंह की दुकान से प्रारम्भ होकर महेन्द्र प्रोफेसर के मकान तक, अब इस बिन्दू से 
दक्षिण दिशा की ओर मानसिंह की दुकान तक , अब इस बिन्दू से पटौदी रोड के साथ विजय चौक के पास बग्गा की दुकान 
तक , अब इस बिन्दू से पश्चिम की ओर कच्चा बाजार चौक होते हुए रघुबीर के मकान तक, अब इस बिन्दू से उत्तर की ओर 
जटवाडा मौहल्ला के प्रमुख रास्ते के साथ सवाई सिंह के मकान से होते हुए पटौदी रोड पर करतार की दुकान तक, जोकि 
प्रारम्भिक बिन्दू है । 
वार्ड नं0 14 : - बच्ची ठेकेदार के मकान से प्रारम्भ होकर पूर्व की ओर रमेश चाय वाला, पुरानी पुलिस चौ 
बिन्दू से पश्चिम की ओर रेवाड़ी रोड पर विजय डायग्नोस्टिक सैन्टर तक , अब इस बिन्दू से उत्तर की ओर धर्मपाल के मकान 

और बाल्मिकी मन्दिर से होते हुए भजन लाल के मकान तक , अब इस बिन्दू से दीपचन्द के मकान होते हुए अशोक के मकान 
तक, अब इस बिन्दू से उत्तर पूर्व दिश की ओर बच्ची ठेकेदार के मकान तक, जोकि प्रारम्भिक बिन्दू है । 


176 


HARYANA GOVT.GAZ . (EXTRA .), JAN . 15 , 2018 (PAUS. 25 , 1939 SAKA ) 


वार्ड नं0 15 : - मोहम्मदपुर रोड पर नगरपालिका सीमा से प्रारम्भ होकर दक्षिण दिशा की ओर पटौदी रोड पर टेकचन्द की 
दुकान तक , अब इस बिन्दू से पटौदी रोड पार करके सवाई सिंह के मकान तक , अब इस बिन्दू से पूर्व की ओर शयो सिंह के 
मकान तक, अब इस बिन्दू से दक्षिण दिशा में राजेन्द्र के मकान तक ( दाताराम चौक ), अब इस बिन्दू से मंगत राम के मकान 
तक, अब इस बिन्दू से पश्चिम की ओर फिरनी पर रामसिंह के मकान तक , अब इस बिन्दू से दक्षिण दिशा की ओर घुमने पर 
मांगेराम की भूमि तक, अब इस बिन्दू से पश्चिम की ओर शितल जोहड रास्ते पर चेतराम के मकान तक , अब इस बिन्दू से 
दक्षिण की ओर केशी गोयल के प्लाट तक, अब इस बिन्दू से पश्चिम की ओर देशराज के प्लाट तक , अब इस बिन्दू से दक्षिण 
की ओर उमर मोहम्मद के प्लाट तक , अब इस बिन्दू से पश्चिम की ओर नगरपालिका सीमा पर बलवान सिंह के मकान तक , 
अब इस बिन्दू से उत्तर दिशा में नगरपालिका सीमा तक, अब इस बिन्दू से पूर्व दिशा में नगरपालिका सीमा तक, अब इस 
बिन्दू से उत्तर दिशा में नगरपालिका सीमा तक , अब इस बिन्दू से पूर्व दिशा में नगरपालिका सीमा तक , अब इस बिन्दू से 
उत्तर दिशा में नगरपालिका सीमा तक , अब इस बिन्दू से पूर्व दिशा में नगरपालिका सीमा तक , अब इस बिन्दू से उत्तर दिशा 
में नगरपालिका सीमा तक, अब इस बिन्दू से नगरपालिका सीमा के साथ मोहम्मदपुर रोड तक, जोकि प्रारम्भिक बिन्दू है । 


आनन्द एम . शरन , 
प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार, 
शहरी स्थानीय निकाय विभाग । 


HARYANA GOVERNMENT 
URBAN LOCAL BODIES DEPARTMENT 

Notification 

The 15th January , 2018 
No. 18 /165/ 2017 - 3C1. - In pursuance of the provisions of Rule - 10 of the Haryana Municipal Delimitation of 
Ward Rules, 1977 and with reference to Haryana Government, Urban Local Bodies Department Notification 
No. 18 /165/2017 - 3C1, dated 4th December, 2017 and in supersession of all previous orders /notifications issued in 
this behalf, the Governor of Haryana hereby publish the delimitation of the wards ofMunicipal Committee, Tauru , 
District - Nuh as under: 

Schedule of Boundaries 
Ward No. 01 :- Starting point from the Land of Bane Singh at MC Boundary, then moving towards east upto Bandh 
Rast along with MC Boundary ( Bandh Rasta ), now from this point moving towards south along with MC Limit upto 
boundary of Shamshan Ghat, then moving toward south upto land of Master Gyan Chand via land of Lakhmi Chand , 
then moving towards east upto Gogjaka Rasta , then moving towards south -west upto house of Vijender, then moving 
towards west upto house of Santra Devi, hence moving towards north along with Mohammadpur road upto Land of 
Bane Singh , which is the starting point. 
Ward No . 02 :- Starting point from the Land of Ramji Lal at Village Gogjaka Rasta and moving towards east upto 
the Land of Sattey , then from this pointmoving towards south upto the house of Monu , thence from this point moving 
towards west upto the house of Deep Chand and then house of Veerpal at Bandh Rasta , then from this point after 
crossing the street from house of Vijay upto House of Inder, moving towards Pataudi road upto the shop of Balram , 
then along with Pataudi road towards Bilaspur upto plot of Ayub Sarpanch , then moving toward north -east from this 
point upto Land of Ramji Lal at Village Gogjaka Rasta, which is the Starting point. 
Ward No. 03 :- Starting point from the Bandh Rasta Land of Abhay, then moving towards east along with M .C 
boundary, then from this point moving towards south upto Sohna Road , Then from this point moving towards west 
upto Petrol Pump of Parmod Numberdar, then from this point moving towards south after crossing the Sohna Road 
upto the Ali Mohammad , then from this point moving towards west upto the house of Sameer, then from this point 
moving towards south upto open plot opposite the house of Iliyas, then from this point moving towards west upto 
Open Land of Jaan Mohammad , take turn towards south moving along the back boundary of Tehsil , ten from this 
point moving towards south upto the house of Suraj Manocha at Nuh Road , then from this point moving towards 
north west along with Nuh -Pataudi Road upto the Shop of Daal Chand , then from this pointmoving towards north 
east upto the house of Sirya, then from this point upto the house of Ramshay moving towards east upto the Land of 
Bittu via house of Master Balak Ram , then from this pointmoving towards north upto the Land of Sattey , then from 
this pointmoving towards west upto the land of Ramji Lal, then moving towards north upto the Bandh Rasta Land of 
Abhay, which is the starting point. 


HARYANA GOVT.GAZ . (EXTRA .), JAN . 15 , 2018 (PAUS. 25 , 1939 SAKA ) 


177 


Ward No. 04 :- Starting point from Agriculture Land of Rampal Yadav at Sohna Road , then from this point moving 
towards south side upto Shikarpur Road , then from this point moving towards west upto tehsil via Bye pass, then 
from this point moving towards Nuh Road at Shop of Jagdish Satija, then from this point moving towards west house 
of Leela Dhar , then from this pointmoving towards east upto Dr. Gyan , then from this point moving towards north 
upto house of Gulshan , then from this point moving towards house of Hari Car Wala , then from this point moving 
towards west along with Rewari Road upto Shop of Ravi , then from this point moving towards north upto Vijay 
Chowk , then from this point moving towards east upto Shop of Garg Misthan Bhandar , then from this pointmoving 
towards south upto Tehsil Corner, then from this point moving towards back side of Tehsil Corner, then from this 
point moving towards east upto house of Iliyas, then from this point moving towards north upto house of Fathey 
Mohammad , then from this point moving towards east upto house of Munni, then from this point moving towards 
north upto house of Sukhram Pal Judge on Sohna Road , then from this point moving towards east upto Agriculture 
Land of Rampal Yadav at Sohna Road , which is the starting point. 
Ward No. 05 :- Starting from the Shikarpur Road at MC Limit , then from this pointmoving towards south along with 
MC Limit crossing Malaka Rasta , then from this point moving towards west along with MC Limit upto DPS School, 
then from this point moving towards north side upto Sohna Bye Pass, then from this point moving towards west upto 
Panchgaon Road along with MC Limit, then from this point moving towards south -west along with Pachgaon Road 
upto house of Rakesh at Rewari Road , then from this point moving towards North upto Shop of Rohtash at Rewari 
Road , then from this point moving towards east upto house of Rambhagat, then from this pointmoving towards north 
upto house of Manoj Sharma, then from this point moving towards west upto house of Suresh Taneja at Rewari Road , 
then from this point moving towards north upto shop of Ashoka Furniture, then from this pointmoving towards east 
upto Master Ram Lal, then from this pointmoving towards south upto House of Master Rakesh Suchdeva , then from 
this point moving towards east upto house of Surender Garg , then from this point moving towards East upto House 
Jagdish Satija at Nuh Road , then from this point moving towards north upto Police Chowki, then from this point 
moving towards east upto the Shikarpur Road at MC Limit ,which is the Starting Point. 
Ward No. 06 :- Starting from Rewari Road Government Senior secondary School then moving towards south -east 
along with Panchgaon Road upto Mc Limit Bye Pass, then moving towards south -west crossing the Bye Pass along 
with MC Limit, then from this point moving towards west along with MC Boundary upto Land of Sahid after 
Crossing the Nuh Road , then from this pointmoving towards south -west upto MC limit , then from this pointmoving 
towards west along with MC limit, then from this pointmoving towards South along with MC Limit, then from this 
point moving towards west along with MC Limit upto house of Jhurru , then from this point moving towards south 
along with MC Limit upto Bye Pass , then from this point moving towards north along with Bawla Road upto Shop of 
Raju at Rewari Road , then from this point moving towards north -east along with Rewari Road upto Government 
Senior secondary School, which is the starting point. 
Ward No . 07 :- Starting from the Shop of Satish at Rewari Road, then from this point moving towards south along 
with Bawla Road upto the house of Durga Prasad , then from this point moving towards west upto the Open Land of 
Leeladhar, then from this point moving towards north upto the Land of Bhola Nath , then from this point moving 
towards west upto the house of Dhrambir , then from this point moving towards south upto the Land of Charan Singh , 
then from this point moving towards North -west upto the house of Tota Ram , then from this point upto the house of 
Jai kishan , then from this point moving towards east upto the house of Manoj, then from this point moving towards 
North upto the Rewari Road (Johar ), then from this pointmoving towars east along with Rewari Road upto the Shop 
of Satish , which is the Starting Point. 
Ward No. 08 :- Starting from house of Mehar Chand towards West upto House of Rishal, hence Crossing the street 
towards west house of Narayan moving towards north upto empty plot near house of Vinod , then moving towards 
west upto house of Ballu Kawadi, then moving towards south along house of Ballu Kawadi upto House of Chotu , 
after crossing the street moving towards south along with irrigation land upto house of Bir Singh , after crossing the 
street then moving towards south behind the house of Bir Singh upto house of Ratan Lal along with irrigation land , 
then moving towards east upto Plot of Chander then crossing the Street upto House of Vedu , then moving towards 
south upto empty plot near house of Jarina , then moving towards east upto plot of Umar Mohammad , then moving 
towards north upto house of Mehar Chand , which is the starting point. 
Ward No. 09 : - Starting point from the Plot of Kashi & Dharma, then moving towards south upto house of Umesh , 
then moving towards east upto house of Leelu Jaat, then moving towards south upto Shiv Mandir at Rewari Road , 
then crossing the road in -front of Bachpan Play School, then moving towards east upto Plot of Mukat Bihari, then 
moving towards south upto Plot of Madan Lal, then moving towards east upto house of Daya Chand Foji, then 
moving towards west upto house of Trilok Chand , then moving towards south upto land of Pawan Sharma, then 
moving towards east upto land of Jassi, then moving towards north upto house of Billu Kawadi, then moving towards 


178 


HARYANA GOVT.GAZ . (EXTRA .), JAN . 15 , 2018 (PAUS. 25 , 1939 SAKA ) 


south upto house of Sampati , then moving towards east upto house of Sattar, then after upto house of Rashid , then 
moving towards east upto house of Umar Mohammad on Bawla Road , then moving towards south upto Bye Pass Bus 
Que Shelter, then moving towards east along with Bye Pass upto Rahi Dharamkanta, then upto T -Point right hand 
side of road after crossing the road in front up Dr. Shamsudeen , then moving towards north upto plot of Balwan along 
with MC Limit , then moving towards east upto plot of Umar Mohammad , then moving towards north upto Plot of 
Desh Raj, then moving towards east upto Plot of kashi & Dharma via house of Pushpa Bhardwaj, which is the starting 
point. 
Ward No. 10 :- Starting from the house of Dhani Ram , then moving towards south upto house of HemantKumar, ten 
moving towards east upto house of Ravinder S /o Sunil Kumar, then moving towards south upto house of Hukam 
Panwadi, then moving along with Rewari road via HSEB Office upto plot of Kishori Gupta , then moving towards 
west upto house of Dr. Ramavtar, then moving towards west upto house of Ashok Kumar, them moving towards 
north upto plot of Govind Chandna , then moving towards west upto plot of Kashi, then moving towards north upto 
plot of Dharma, then upto Tube well of Ramchander to house of Satbir via Surender Foji , Shetal Johar rasta, then 
crossing the Firni infront of house of Ashok north direction , then moving towards east upto house of Dhani Ram , 
which is the starting point. 
Ward No. 11 :- Starting from the house of Aman and moving towards east upto the house of Kartare Jaat, then 
moving towards north upto the house of Mandarka Pandit , then moving towards east upto the house of Bhramdut and 
house of Mansa , then from this pointmoving towards east upto the house of Mahesh and house ofGyani Ram Verma, 
then from this point upto the corner of Masjid , then moving towards south upto the house of Pappey , then moving 
towards upto the house of Ramchander , thence from this point moving towards south upto the house of Devi Sunar , 
then from this point moving towards east upto the house of Mamta Bagri and shop of Balu Bagri at Rewari Road , 
then from the pointmoving along Rewari Road upto shop of Gulati, then from this point moving towards north upto 
house of Ramesh Soni, then from this point moving towards west upto the house of Mangat Master, then from this 
point upto the house of Satnarayan Manihar, then from this point moving towards upto the house of Aman , which is 
the starting point. 
Ward No . 12 :- Starting point from Vijay Chowk house of Satpal, then from this point moving towards west upto 
house of Chanerklan (Dataram Chowk), then from this point moving towards west -south side upto house of Bablu , 
then from this point moving towards south upto house of Bhramdutt , then from this point moving towards east upto 
house of Teja Pandit, then from this point moving towards north upto house of Rahddey Pandit, then from this point 
moving towards east upto Rajesh Pandit, then from this point moving towards east upto Dr. Devidayal, then from 
this point moving towards east upto house of Rajener/Likkhi, then from this point moving towards south upto Arun 
Vastralaya , then from this point moving towards east side upto shop of Kakku , then from this point moving towards 
south upto shop of Mani Ram , then from this point moving towards east upto house of Master Raju , then from this 
point moving towards south upto Godawan of Makkar Boot House, then from this point moving towards east upto 
shop of Dr. Naresh Mehandiratta on Rewari Road , then along with Rewari Road moving towards north upto Singla 
Ultrasound, thence crossing the Rewari Road in front of Raj Pustak Bhandaar, then from this point moving towards 
east upto Mamta Thearter, then from this pointmoving towards north upto Dr. R . P . Sharma, then from this point 
moving towards west upto Parmod Medical Store , thence crossing the road in front of Thane wali Gali, then from this 
point moving towards north along with Sohna Road upto house of Satpal at Vijay Chowk, which is the starting point. 
Ward No. 13 :- Starting point from the shop of Kartar Singh at Pataudi Road, then moving towards upto the house of 
Mahender Professor , then moving towards south upto the shop of Man Singh , then from this pointmoving along Old 
Pataudi Road upto the Shop of Bagga (near Vijay Chowk), then from this point moving towards west upto the house 
of Raghubir via Kaccha Bazar Chowk, then from this pointmoving towards north along with main Jatwara Rasta via 
house of Sawai Singh upto the Shop of Kartar Singh at Pataudi Road , which is the Starting Point. 
Ward No. 14 :- Starting point from the H / o Bachi Thekaddar moving towards east upto shop of Ramesh Tea Stall at 
Old Police Chowki, then from this point moving towards west at Rewari Road upto Dr. Vinay Diagnostic Center , 
then from this point moving towards north upto house of Dharampal and upto Balmiki Mandir via house of Bhajanlal 
and house of Deepchand to house of Ashok , now from this point moving towards north east upto house of Bachhi 
Thekedar, which is the starting point. 
Ward No. 15 :- Starting point from MC Boundary at Mohammadpur Road , then moving towards south upto the Shop 
of Tekchand at Pataudi Road, then crossing the Pataudi Road at house of Sawai Singh , then from this point moving 
towards east upto the Sheo Singh , then from this point moving towards south upto the house of Rajinder (Dataram 
Chowk ), and then house of Mangat Ram , then from this point moving towards west upto the house of Ram Singh at 
Firni, then take turn towards south at Land ofManghey Ram , then from this point moving towards west along with 
Sheetal Johar Rasta upto house of Chet Ram , then from this point moving towards south upto Plot of Keshi Goyel, 


HARYANA GOVT.GAZ . (EXTRA .), JAN . 15 , 2018 (PAUS. 25 , 1939 SAKA ) 


179 


then from this pointmoving towards west upto Plot of Desh Raj, then from this pointmoving towards south upto Plot 
of Ummar Mohammad , then from this point moving towards west upto Plot of Balwan Singh at MC Boundary, then 
from this point moving towards north upto MC Boundary , then from this point moving towards east upto MC 
Boundary, then from this point moving towards north upto MC Boundary , then from this point moving towards east 
upto MC Boundary , then from this point moving towards north along with MC Boundary , then from this point 
moving towards east upto MC Boundary, then from this point moving towards north upto MC Boundary, then from 
this pointmoving towards east upto MC Limit, then from this point moving towards north MC Limit , then from this 
point upto MC Boundary atMohammadpur Road , which is the Starting Point. 


ANAND M . SHARAN , 
Principal Secretary to Government Haryana, 

Urban Local Bodies Department. 


55918 – C .S . - H .G . P ., Chd . 


